रजिस्ट्री सं० डी० 222 


REGISTERED No. D . 222 


- 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राषिका 


__ प्राधिकार से प्रकाशित । 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


038] 
No . 38 ] 


मई विल्ली , शनिवार, सितम्बर 25, 1971/ माश्विन 3, 1893 
NEW DELHI, SATURDAY , SEPTEMBER 25, 1971/ASVINA 3, 1893 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation . 


भाग II - सड 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विषिक मियम और मावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the 

Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 8th September 1971 
S . R. O . 345. ---In exercise of the powers conferred by Section 60 of the Canton 
ments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Cantonment Board , Kanpur, with the previous 
sanction of the Central Government, hereby makes the following amendment in 
the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No, S . R . O . 7 
dated the 2nd January , 1962 published in the Gazette of India , Part II, Section 4 
dated the 13th January, 1962 namely . 

In the said notification , for the figure and words " 8 per cent" , the figure and 
words " 64 per cent " shall be substituted . 

{ File No. 53 / 21 / C / L & C / 70 / 2592- C / D ( Q & C ) . ] 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 8 सितम्बर , 1971 
का०नि० पार 345.- - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की ध : ( ( 7 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , छावनी बोर्ड, कानपुर, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मरः । 
राजपत्र , भाग 2, खड 4, तारीख 13 जनवरी , 1962 में प्रकाशित भारत सरकार के ६ है ; . 


(855 ) 


856 THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3, 1893 [ PART II 


अधिसूचना सं० का० नि० प्रा . 7, तारीख 2 जनवरी, 1962 में एनद्वारा निम्नलिखित संशोधन व रता 
है, अर्थात् : 

उत्त अधिसूचना में , " 6 प्रतिशत " अंक और शब्द के स्थान पर प्रतिशत अंक और 
पाब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[फा० सं० 53/ 21/ मो०/ एल०एर० सी०/ 70-2592-सी०/ डी० ( क्यू एंड सी०] 


S . R . O . 346 . - In exercise of the powers conferred by gection 60 of the Canton 
ments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Cantonment Board of Amritsar , with the previous 
sanction of the Central Government , hereby imposes water tax within the limits of 
Cantonment of Amrilsær at the rates specified below . - - 
1 . On building and lands connected with the water - main @ 4 per cent of the 

annual rental value , 
2 . On buildings and lands not connected with the water -main @ 2 per cent 

of the annual rental value . 
3 . On commercial establishments @ Rs, 1.50 per 4500 litres of water . 
4 . On construction of buildings, roads etc . a . Rs. 1 . 50 per 4500 litres of 

water exclusive of rent for the meter , if provided by the Cantonment 
Board , 

_ FFile No . 58 / 10 / C / L & C / 71 / 2593- C / D ( Q & C ).] 
का० मि . पा ) 346. --- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 60 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुर, छावनी बोर्ड, अमनसर , बैन्द्रय सरकार की पूर्व मजूरी से , अमृतसर 
छावनी की सीमाओं के भीतर , जनकर एतद्धारा नीचेविनिर्दिष्ट दरों पर अधिोपित करता है -- 

1, उन भवनों और भूमि पर, जो मुख्य नल से जुड़े हुए है , वार्षिक भाटक मूख्य का 4 

प्रतिशत । 
2. उन भवनों और भूमि पर, जो मुख्य नल से नहीं जुड़ेहुए है, वार्षिक भाटक मूत्य का 2 

प्रतिशत । 
3. वाणिज्यिक स्थापनों पर 1 . 50 रु . पति 4500 लीटर -पानी । 
4. यदि छावनी बोर्ड द्वारा मीटर की व्यवस्था की गई है तो उसके किराये को छोड़कर , 
भवनों , सड़कों आदि के सन्निर्माण पर 1 . 50 रु० प्रति 4500 लीटर-पानी । 
[ का० सं० 53/ 10/ सो ०/ एल एड सी0/71- 2593-सी०/डी० ( क्यू ० एडसी०] 

New Delhi, the 9th September 1971 
S . R . O , 347 . - In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifles that a vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board , Delhi by reason of the 
acceptance by the Central Government of the resignation of Shri R . P . Rai, Magis " 
thrate 1st Class . 

[ File No. 19 / 29 / C / L & C / 65 / 2571 - C / 1 / D ( Q & C ) .] 


नई दिल्ली 9 सितम्बर, 1971 


कानि० प्रा० 347. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनद्वारा अधिसूचित करती है कि पेन्द्र य सरकार द्वारा श्री पार० 
पो० राय बम वर्ग मजिस्ट्रेट , के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने कारण छावनी बोर्ड देहली 
की सदस्यता में रिक्ति हो गई है । 


[ फाइल सं० 19/ 29/सी० एल० एण्ड ० सी० / 65/ 2571-सी0 / 1/डी० ( क्यू ० एण्ड सी० ] 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3, 1893 857 


S . R . O . 348 , -- In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Shri Mrs. Aruna 
Roy , Magistrate 1st Class has been nominated as a member of the Cantonment 
Board , Delhi by the District Magistrate , Delhi in exercise of the powers conferred 
under section 13 ( 3 ) ( b ) of that Act vice Shri R . P. Rai Magistrate 1st Class resigned . 

: File No . 19 / 29 / C / L & C / 85 / 2571- C / 2 / D ( Q & C ) .] 


का नि . पा . 348. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
जापात ( 7 ) मासेरग में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि श्रीमती अरुणा राय 

ना मजिस्ट्रेट को , उल अधिनियम की धारा 13 ( 3 ) ( ख ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
कसरोजिना मजिस्ट्रेट देह नी द्वारा, श्री पार० पी० राय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिन्होंने त्याग पत्र दे 
दिया है के स्थान पर छावनी बोई, देहली , के सदस्य के रूप मे नामनिर्देशित किया गया है । 


[ फाइल सं० 19/ 29/ सी० एल० एण्ड सी० / 65/ 2571-सी0/ 2/ डी० ( क्यू ० एण्ड सी० ] 


S . R . O . 349, - In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that a vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board , Kirkee by reason of the 
acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. K . S . Rama 
swamy . 

[ File No . 19 / 21 / C / L & C / 65 / 2568- C / 1 / D ( Q & C ) .] 


का० नि . पा . 349. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उापारा ( 7 ) का प्रसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
वाई फिरकी की सदस्यता में ले० कल० के० एस० रामास्वामी के त्यागपन के केन्द्रीय सरकार द्वारा 
स्त्रोकार कर लिए जान के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल सं० 19/ 21/ सी० एल० एंड सी० / 65/ 2568-सी० / 1 / डी०क्यू ० एण्ड सी ] 


S . R . O , 350. --In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924) , the Central Governinent hereby notifles that Major S . B . 
Deshpande has been nominated as a member of the Cantonment Board , Kirkce 
vice Lt. Col. K . $ . Ramaswamy who has resigned . 

( File No. 19 / 21 / C /LC/ 85 / 2568 - C / 2 / D ( Q & C ).] 


का नि०मार 350. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उप 
धारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर एस० बी० 
देशपाण्डे को , 10 कर्नल के० एस० रामास्वामी के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया . हैं , स्थान पर 
छावनी बार्ड किरकी के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 

[ फाइल सं० 19/ 21/ सी० एल० एंड सी0/ 65 / 2568-सी0/ 2/डी० क्य० एण्ड सी / 0 ] 


New Delhi, the 10th September 1971 
S . R . O . 351 , -- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section 
( 1 ) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government 
being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty hereby 
extends the term of office of all the elected members of Ambala Cantonment Board 
upto 30th November , 1971 or the date of notification of election of their successors 
In office in the official Gazette, whichever Is earlier . 

i File No . 29 , 22 / C / L & C . 55, 258C - C / E ( Q . C ). ] 

S. P . MADAN, Under Secy . 


858 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 /ASVIŅA 3, 1893 [ PART II — 


The facott , 10 FATEHT , 1971 


4170 fro # ro 351. - -vaatafufah, 1924 ( 1924 FT 2 ) UTST 15139 
धारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो 
जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है , एतद्वारा अम्बाला छावनी बोर्ड 
से सभी निर्वाचित सदस्यों को पदावधि 30 नवम्बर, 1971 तक या उनके पद उसराधिकारी के , शासकीय 
राजपत्र में ,निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक , इनमें जो भी पहले हो , बढ़ाती है । 
[9750 TO 29 /22/aito gato tus /66 /2586-#ff0/ £to 940 por pro ] 

एस० पो० मदान , अवर सचिव । 


New Delhi, the 13th September 1971 


S . R . O . 352 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution , the President hereby makes the following rules regulaticns the method of 
recruitment to class I civilian posts of Diary and Agricultural Chemist in the Military Farms 
Department, namely : 


1. Short uitle and commencement ( 1) These rules may be called Military Farms (Class I 
civilian posts ) Recruitment Rules, 1971, 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette , 


2. Application — These rules shall apply to the post as specified in column 1 of the schedule 
Annexed hereto . 


3 . Numbcr, classificadop and scale of pay. — The number of the post, its classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule , 


4 . Method of rocruitmert age limit qualifications etc .- - The method of recruitment to 
the said post, age limit , qualifcations and other matter relacing thereto shall be as specified in 
Columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 


Provided that the upper age- limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the 
case of the Scheduled Castes, the Scheduled Trbes and other special categories of persons in 
ccordance with the orders of the Central Government issued from time to time, 


5. Dio qualſfications. - No person , 
(a ) Who has entered into or conracted a marriage with a person having a spouse liying or 
(b ) Who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person 

shall be eligilble for the appointment to the above post. 


Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible 
under the parsonal law applicabl : to such person and thc ott er party to the fariis ge and 
the then are under grounds for so doing , excmpt any person from the operation of this fulc 


SEC. 4 ] 


THĘ GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3 , 1893 859 


6 . Power to relax .. Where the Central Government is of opinion that it is necessary or , 
expedient so to do , it may , by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or category of person . 


86 0 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971/ ASVINA 3, 1893 [ PART II 


- S 


. 


. . 


- 


- 


Recruitment rules for the post of Dairy aud Agricultural 


Namc of post No. of 

post. 


Classifi - Scale of 

cation . pay 


Whether 
selection 
post or 
non -se- 
lection 
post, 


Age 
limit 
for direct 
rectt . 


Educational and other 
qualifications required for 

direct recruits . 


HE 


2 


3 


4 


5 


Dairy and 
Agricultural 
Chemist , 


I General R8, 700 Selection 40 years Essential : 
Central - 40 – 

(Relaxable (i) M . Sc. degree in 
Service 1103— 50 ) 

for 

Chemistry of Boif 
Class I 1250 . 

Govern Science or Agricul 
Gazetted 

ment 

tural Chemistry or 
(Non 

servants ) Agriculture or Assoc , 
Minis 

I . A . R . I. in Soil. 
tcrial) 

Science and Agri 
cultural Chemistry or 
equivalent qualifica - : 

tion . 
( ü ) About 5 years re - - 
s¢arch experience in 
Agricultural Chemistry 
as evidenced by 

published papers . 
(Qualificatione relaxable 

at Commission s dis 
cretion in the cases of 
candidate other -wise 

well qualified ). 
Desirable : 
(2 ) Doctorate , based on 
work in Agricultural 

Chemsitry. 
( ü , Research experience 

in Dairy Chemistry . 
(10 ) Experience in tem 

ching. 
(iv ) Knowledge of Ger 

man / French /Russiap . 


SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25 , 1971 / ASVINA 3, 1893 861 


Christ in Ministry of Defence 


Whether age Period of 
& efucational probation , if 
qualificatons any . 
prescribed for 
the direct 
recruits will 
Apply in the 
case of pro 
motecg. 


Circumstan 
ces in which 
UPSC 19 be 
consuled in 
inaking rectt 


Method of In case of If a DPC 
rectt , whether rectt, by exists what 
by direct rectt , promotition 

otition 18 its com DO - 

is its compo 
or by pro transfer , grade sition . 
motion or from which 
tasfer & 

promotion 
percentage to be made 
of the 
vacancies to 
be filled y by 
various 
methods. 


8 


IO 


II 


12 


13 


No 


Two years 


By promo 
tion failing 
whi_ h by 
direct re 
cruitment. 


Promotion 
Assistant 
Research 
Officer 
of Military 
harms School 
and Research 
Centre with 
8 years service 
1. the grade. 


Class I 

As required 
Departmental under the 
Promotion Union 
Committee Public 

Se -vice 
Commission 
(Exemption 
from consul 
tation ) 
Regulations, 
1958 . 


862 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3, 1893 [ PART II 


नई दिल्ली , 13 सितम्बर, 1971 
का० मि० प्रा० 352 -- - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, सेना फार्म विभाग में दुग्ध और कृषि रसायन विज्ञानी वर्ग I सिविलियन के पदों पर 
भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतदद्वारा बनाते हैं , अर्थात् : - - 

1 सजिप्त नाम और प्रारम्भ : - - (1 ) इन नियमों का नाम सेना फार्म ( वर्ग 1 सिविलियन 
पद ) भर्ती नियम , 1971 होगा । 

( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2 लागू होना : - -ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को 

लागू होंगे । 
3 पद संख्या, बर्मीकरण और बेसनमान : - - उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और 

उसका वेतनामन वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 
4 भत्तों को पद्धति, प्रायु -प्तीमा , प्रहताएं प्रावि : - --उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु 

सीमा अर्हताएं उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 

से 13 तक मे विनिदिष्ट है । 
5 निरहंताएं :- - वह व्यक्ति: 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह 

किया है । 
उपरोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ; 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह 
के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है 
तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
6 शिथिल करने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक 

या समीचीन है यहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके , इन नियमों 
के किसी उपबन्ध को ,किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , आदेश द्वारा , 
शिथिल कर सकेगी । 


पद का नाम 


पद 


1 


पदों की वर्गीकरण वेतनमान । चयन पद सीधे भर्तीकिए 
संख्या 

प्रथवा अचयन जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए 

आयु- सीमा 
2 3 

6 
1 साधारण केन्द्रीय 700 - 40 - 1100 चयन पद 40 वर्ष 
सेवा वर्ग I - 50 / 2 - 1250 ३० 

( सरकारी सेवकों 
अराजपत्रित , अननु - 

के लिए शि 
सचिवीय 

पिलनीय ) 


4 


दुग्ध और 
कृषि रसायन 
विज्ञानी 


- 


- 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 25, 1971/ ASVINA 3, 1893 863 


नही 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की कालावधि , 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

वाले व्यक्तियों के लिए यदि को हो । 
विहित प्रायु और शैक्षिक 
अर्हताए प्रोन्नतों की 
दशा में लागू होगी या 
नही 

9 
पावश्यक : 

दो वर्ष 
(i ) रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि 

रसायन विज्ञान या कृषि में एम० एस० सी० 
की उपाधि या म दा विज्ञान और कृषि रसायन 
विज्ञान में मा० कृ० अ० सं० एसोशिएट या 

समतुल्य अर्हता । 
(ii ) कृषि रसायन विज्ञान में लगभग 5 वर्ष का 
अनुसंधान अनुभव , प्रकाशित निबन्ध साक्ष्य 
के रूप में हों । 
( अन्यथा सुप्रहित अभ्यर्थियों की दशा मे 
भर्हताएं पायोग के विवेकानुसार शिथिल की 

जा सकेगी ) । 
पांछनीय : 
( i ) कृषि रसायन विज्ञान में किए गए काम के 

आधार पर डाक्टरेट । 
( i ) दुग्ध रसायन विज्ञान में अनुसंधान अनुभव । 
( iii )शिक्षण का अनुभव । 
(IV ) जर्मन फ्रेंच /रसायन का ज्ञान । 


चर्ती की पद्धति / भर्ती प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थान - यदि विभागीय भर्ती करने में किन परि 
सीधे होगी या प्रान्नति न्तरणद्वारा भर्ती की दशा प्रोन्नति समिति है स्थितियों में संघ लोक 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति तो उसकी सरचना सेवा प्रायोग से परामर्श 
स्थानान्तरण द्वारा तथा प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण 

किया जाएगा 
विभिन्न पतियों द्वारा । किया जाएगा 
भरी जाने वाली रिक्तियों 
का प्रतिशत 

13 
प्रोन्नतितारा , जिसके प्रोन्नति : 

वर्ग I विभागीय संघ लोक सेवा प्रायोग 
नहो सकने पर सीधी सेना फार्म स्कूल और मन - प्रोन्नति समिति ( परामर्श से छूट ) 
भर्तीद्वारा संधान केन्द्र का सहायक 

विनियम, 1958 के 
अनुसंधान अधिकारीजिसकी 

अधीन यथा अपेक्षित । 
उस श्रेणी में 8 वर्ष की 
सेवा हो 


10 


11 


12 


864 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25 , 1971 / ASVINA 3 , 1893 [ PART II - - 


S .R .O . 383. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to Class III non - gazetted posts of Winch Operator and 
Assistant Winch Operator in the National Defence Academy under the Ministry of 
Defence , namely : 


1. Short Title and commencement. - ( 1) These rules may be called the National 
Defence Academy (Class III Posts ) Recruitment Rules, 1971. (2 ) They shall come 
Into force on the date of their publication in the official Gazette . 


2 . Application . These rules shall apply to the posts as specifed in column 1 of 
the Schedule annexed hereto . 


3 . Classification and Scale of Pay . - The classification of the posts and the scales 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 and 3 of the said Sche 
dule. 


4 . Method of Recruitment , Age Umlt and other qualifications -- The method of 
recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall 
be as specified in columns 4 to 12 of the Schedule aforesaid : 


5 . Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be 
relaxed in the case of the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special 
categories of persons in accordance with the orders of the Central Government 
issued from time to time. 


6 . Disqualificatlong. - No person , 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a 

spouse living or 


(b ) who, having a spouse Ilying , has entered into or contracted a marriage 

with any person , shall be eligible for appointment to any of the posts : 


Provided that the CentralGovernment may , if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this rule . 


7 . Power to relax -- Where the Central Government 18 ot opinion that it 11 
necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded ir. 


SEC. 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3, 1893 865 


writing, relax any of the provisions of these rules with 
category of persons or posts , 


respect to 


any class or 


.866 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25 , 1971 /ASVINA 3, 1893 [Part II - - 


Recruitment rules for the posts of ( 1) which operator and ( 2 ) under Ministry of Defence. Sche 


Name of Post 


Classification Scale of Pay Whether 

selecton 
or non - 
selec 


Age for 
direct 
recruit - 
ment 


Educational and others 
qualification reqd . 
direct recruitment 


tion 


I 


3 


I . Winch 

Operator 


Non - 
Selection 
post 


Not appli- 
cable 


Not applicable , 


Civilians in Rs. 175 – 6 
Defence — 205 — 7 
Services , 240 - 8 — 
Class III, 256 . 
Non -gazetted 
(non - indus 
trial) 
Do. Rs. 110 – 3 

— 131 – 4 
- 148 — 
EB - 4 – 
171 - EB 

- 4 - 175 
5 — 160 


2 . Asstt . 

Winch 
operator 


Not appli- 25 years Essential : 
cable 

Matriculation /Higher 

Secondary certificate , 
Desirable : 

( a ) should hold a cut 

rent motor car driving 

license . 
(b ) Acquaintance with 

operation and hand 

Ung of Winches. 
Note : 
The candidac will be 

under training. He 
will beretained in 
service only on quali 
fying in a trade test, 
to be prescribed 
by the NDA, within 
one year of training . 


Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ; SEPTEMBER 25, 1971/ASVINA 3, 1893 867 


DULE 


Assistant winch operator at the national Defence Academy 


Period of 
probation 


Whether age 
and other 
qualifica 
tions pres 
cribed for 
direct rc 
cruits will 
apply to 
promotecs 


Method of 
Rectt. by 
direct, promo 
tion /deputation 
transfers and 
percentage of 
vacancies to be 
filled by yarious 
methods. 


In case of rectt. If a DPC 
by promotion exists , 
deputationi/ what is its 
transfer , grades compost 
from which 
promotion / 
deputation / 
transfer to be 

made 


Circumstances 
under which 
UPSC Is to 
be consulted in . 
making re 
cruitmnt 


tion 


IO 


II 


IZ 


- 


- 


ot appli . 
ble 


Two years 


By promotion 


Class III 
DPC 


Not applicable . 


Asstt. Winch 
operator with 
minimum 5 
years regular 
service in the 
grade, 


Not appli- 
çable 


Two years 


By transfer 
failing which 
by direct re 
cruitment 


Transfer : Not appll - Not applicable . 
Persons working cable 
in similar 
equivalent or 
higher grades 
in the lower 
formations of 
Defence 
services, 


V . A . VALIAPARAMPIL , Under Secy .. 


868 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971/ ASVINA 3, 1893 [PART II 


का० मि०मा० 35 3. --- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में विच प्रचालक और सहायक विच प्रचालक के 
वर्ग 3 अराजपत्रित पदों पर भर्ती की परति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एनद्वारा 
बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संहि . प्त नाम र प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ( वर्ग 3 
पद ) भर्ती नियम , 1971 होगा । 


( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. लाग होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुवो के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लाग होंगे . 


3. वर्गीकरण और बतनमाम : पदों का वर्गीकरण और उनके वेतनमान व होंगे जो उक्त अन. 
सची के स्तम्भ 2 और 3 मे विनिर्दिष्ट है । 


4. भर्ती की पद्धति , प्रायु- सीमा और अन्य महताएं : - भर्ती की पद्धति , प्रायु- सीमा , महताएं 
और उनसे सम्बन्धित अन्य बाते में होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 से 12 तक में विनिर्दिष्ट हैं : 


परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को बाबा विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति 
और किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी । 


5. निरर्हताएं :--- वह व्यवित - - 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जोवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया 


उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ; 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के 
अन्य पक्षकार को लागु स्वोर विधि के प्रबोन अनुशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राचार मोजद हैं 
तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25 , 1971 / ASVINA 3 , 1893 869 


6. शिथिल करने की शक्ति : - - महां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या 
समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखा- बद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को ; 
किसी वर्ग या प्रवग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी । 


870 THE GAZETTE OF INDIA SEPTEMBER 25, 1971/ ASVINA 3, 1893 [ PART II 


अनु 


रक्षा मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मे ( 1 ) विच प्रचालक और ( 2 ) सहायक 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान ___ चयन पद सीधे भर्ती सीधे भर्ती किए 
अथवा अचयन किए जाने जाने वाले व्यक्ति 

वाले व्यक्तियो यो के लिए अपेक्षित 
के लिए आयु शैक्षिक और अन्य 

अर्हताए 


- 


- 


2 


45 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं 
होता 


25 वर्ष । 


1 विच रक्षा सेवाग्रो मे 175 - 6 - अचयन पद 
प्रचालक सिविलियन, वर्ग 205- 7 

3, अराजपत्रित 240 - 8 

( अनौद्योगिक ) 256 रु० 
2 सहायक रक्षा सेवाप्रो मे 110 - 3 - लागू नही 
विच प्रचालक सिविलियन वर्ग 131 - 4 होता 

3, अराजपत्रित 143- द० 
( अनौद्योगिक ) रो० - 4 -- 

171 - द० 
रो० - 4 
175 - 5 
180रु० 


अावश्यक - मैट्री 
कुलेशन हायर 
सेकेन्ड्री प्रमाण 
पन्न । 
बांछनीय ( क ) 
उसके पास मोटर 
कार चलाने 
की चालू अनुशप्ति 
होनी चाहिए । 


( ख ) उसे विचों 
के प्रचालन और 
सभालने की 
जानकारी हो । 
टिप्पण · अभ्यर्थी 

प्रशिक्षणाधीन 
रहेगा वह सेवा 
मे तभी रखा 
जाएगा जब वह 


- 


- 


- 


SEC. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25 , 1971/ ASVINA 3, 1893 871 

- --. .. 


- 


- 


. . . 


सूची 


विच प्रचालक के पदों के लिए भर्ती नियम 


सीधे भर्ती परिवीक्षा भर्ती की पद्धति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति , यदि विभागीय भर्ती करने 
किए जाने की भर्ती सीधे होगी या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती प्रोन्नति समिति में किन परि 
वाले व्यक्तियों कालावधि प्रोन्नति , प्रतिनिय - की दशा में व श्रेणियां है तो उसकी स्थितियों में 
के लिए विहित क्ति , स्थानान्तरण जिनसे प्रोन्नति प्रति - संरचना संघ लोक 
आयु और द्वारा तथा विभिन्न नियुक्ति स्थानान्तरण 

सेवा आयोग 
शैक्षिक अह पद्धतियों द्वारा भरी किया जाएगा 

से परामर्श 
ताएं प्रोषतों जाने वाली रिक्तियों 

किया जाएगा 
की दशा में 

का प्रतिशत 
लागू होंगी या 
नहीं 


8 


__ 10 


1 1 


___ 12 


लाग नहीं होता दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा 


सहायक विच प्रचालक वर्ग 3 लागू नहीं 
जिन्होंने उस श्रेणी में विभागीय होता . 
कम से कम पांच वष प्रोन्नति समिति 
नियमित सेवा की हो । 


लागू नहीं होता दो वर्ष स्थानान्तरण द्वारा , स्थानान्तरण : ऐसे लागू नहीं लागू नहीं 

जिसके न हो सकने व्यक्ति जो रक्षा सेवायों होता होता 
पर सीधी भर्ती के निम्नतर प्रवर्गों 
द्वारा । 

में समरूप , समतुल्य 
या उच्चतर श्रणियों 
में कार्य कर रहे हैं । 


872 THB GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 /ASVINA 3, 1893 (Part II 


राष्ट्रीय रक्षा 
अकादमी द्वारा 
विहित की गई 
व्यावसायिक 
परीक्षा, प्रशिक्षण 
के एक वर्ष के 
भीतर, अहित 
कर लेगा । 


BBC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3, 1893 


873 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


वी० ए० वलिपपरम्पिल, अवर सचिव । 


874 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 25, 1971 / ASVINA 3, 1893 [ PART II. 


New Delhi, the 14th September 1971 
S. R. O . 354. -- In exercise of the powers conferred by section 8 of the Army Act, 
1950 ( 48 of 1950 ) , the Central Government hereby prescribes each of the following 
officers commanding a military organisation which in the opinion of the Central 
Government is not less than a brigade, as the officer by whom the powers , which 
under the said Act may be exercised by an officer commanding a brigade, shall , 
as regards persons who are subject to the said Act and who are serving under 
such officer commanding a military organisation , be exercised , namely : 

1. Commander, No. 1 Section Headquarters, 
2 . Commander , No . 2 Sector Headquarters, 
3 . Commander , NO , 3 Sector Headquarters , 
4 . Commander , No . 4 Sector Headquarters . 
5 . Commander , No . 5 Sector Headquarters . 
8 . Commander, No. 8 Sector Headquarters , 

[ File No . 41778 / PS1 .] 
नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1971 


का० ति० प्रा० 35 4. — सेना अधिनियम , 1950 ( 1950 का 46 ) की धारा 8 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार उस सैनिक संगठन के , जो केन्द्रीय सरकार की 

राय में ब्रिगेड से कम नहीं है, समादेशन करने वाले निम्नलिखित प्रकपरों में से हर एक को एतद्वारा 
ऐसा अफसर विहित करती है, जो उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिन्हें किसी ब्रिगेड का समादेशन 
करने वाला अफसर उक्त अधिनियम के अधीन उन व्यक्तियों के विषय मे प्रयोग कर सकता है, जो 
उक्त अधिनियम के अधीन है और जो किसी सैनिक संगठन के ऐसे समादेशन करने वाले अफसर के 
अधीन सेवा कर रहे, अर्थात् : -- - 

1 कमांडर, नं० 1 सेक्टर मुख्यालय । 
2 कमांडर , नं० 2 सेक्टर मुख्यालय । 
3 कमांडर, नं० 3 सेक्टर मुख्यालय । 
4 कमांडर, नं० 4 सेक्टर मुख्यालय । 
5 कमांडर, नं० 5 सेक्टर मुख्यालय । 
6 कमांडर , नं० 6 सेक्टर मुख्यालय । 

[ फा० सं० 41776/पी० एस० ।] 
New Delhi, the 16th September 1971 
S . R . O . 355 . - In pursuance of section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 
( 6 of 1890 ) , the Central Government hereby directs that the securities specified in 
the Schedule annexed hereto which by virtue of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Defence No. SRO 144 dated the 18th April , 1863 vested 
in the Treasurer of Charitable Endowments for India be redeemed the same 
having become due for payment on the dates indicated in the said schedule against 
each after maturity and the proceeds thereof transferred to the Secretary of the 
Fund for being invested in Fixed Deposits with one of the Scheduled Banks. 

THE SCHEDULE 

Armed Forces Reconstruction Fund 
Securities 

Face Value 

Date of maturity 


Rs : 


I. 3 % Ist Development I.oan 1970-75 
2. 43 % roan 1971 


75573. 900 / 

15 - 10 -70 
53. 331 , 100 

I - 7 - 7I 
rotal Rs. 1, 29 , 07 , 000 / 

[ No. F. 150-ISB ( 50).] 
M . of D . No. F . 12 ( 2 ) / 71 / D ( AG.I) ] 


